HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 515 राँची, सोमवार, 


24 जून , 2019 (ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
24 जून , 2019 


अधिसूचना संख्या-5 / स.भू . विविध ( सबलीज) -134/18-2254 राज्य के सरकारी भूमि के लीज 
बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने हेतु संकल्प संख्या-293 / रा0, दिनांक-22.01.19 
निर्गत है । उक्त संकल्प की कंडिका-1 (d ) के अंतिम वाक्य में " सबलीज के दर एवं अन्य शर्तों का 
निर्धारण कर राज्य सरकार द्वारा इसे अलग से अधिसूचित किया जायेगा " का प्रावधान किया गया है । 
2. अतएव सबलीज के दर एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नवरूपेण समिति का गठन किया 
जाता है : 
(i) विकास आयुक्त , झारखण्ड 
( ii ) सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड 

सदस्य 
(iii) सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड 
(iv ) सचिव ( संसाधन ), योजना- सह -विधि विभाग, झारखण्ड 


अध्यक्ष 


- सदस्य 


सदस्य 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 जून , 2019 
3. समिति सबलीज करने के दर एवं शर्तों के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपनी 
अनुशंसा 15 दिनों के अन्दर सरकार को समर्पित करेंगे। 

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 515 


50 


